. 


.PIU 

... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

23 ज्येष्ठ, 1940 ( श० ) 
संख्या - 11 राँची , बुधवार , 

13 जून , 2018 (ई० ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी 110- 117 भाग-4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक, उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
आदेश । 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1- ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई.एस - सी ., बी.ए , 

प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
बी . एस . सी ., एम. ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2, एम. बी . बी . एस., बी . सी .ई .,डिप०- इन - एड ., 

भाग -7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 

एम. एस . और की अनुमति मिल चुकी है | 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग - 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग- 9- विज्ञापन 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग -9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक -- ... 
पूरक " अ " 


111 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 13 जून , 2018 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


झारखण्ड विधान सभा सचिवालाय 


अधिसूचना 
5 जून , 2018 


संख्या -कार्मिक -01/ 2015- 1793/वि०स०-- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है कि चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के उप चुनाव में निर्वाचन 
संख्या- 34 ( गोमियो) से निर्वाचित सदस्या श्रीमती बबीता देवी ने अध्यक्ष झारखण्ड 
विधान सभा के समक्ष अध्यक्षीय कार्यालय में दिनांक 5 जून , 2018 के विधान सभा 
सदस्या के रूप में हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण किया | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


बिनय कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


- - - - - - - - - - - - - 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 13 जून , 2018 


112 


झारखण्ड विधान सभा सचिवालाय 


अधिसूचना 
5 जून , 2018 


संख्या- कार्मिक- 01/ 2015 - 1795 /वि०स० -- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है कि चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के उप चुनाव में निर्वाचन 
संख्या-61 (सिल्ली) से निर्वाचित सदस्या श्रीमती सीमा देवी ने अध्यक्ष झारखण्ड विधान 
सभा के समक्ष अध्यक्षीय कार्यालय में दिनांक 5 जून , 2018 को विधान सभा सदस्या के 
रूप में हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण किया | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


बिनय कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव, 
झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


113 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 13 जून , 2018 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
29 मई, 2018 


संख्या - 13/ न्या० नि० सं०- 65 / 2014 का० 3681 -- श्री अनिल कुमार पाण्डेय , जिला 
एवं अपर सत्र न्यायाधीश-II, लातेहार , जो झारखण्ड न्यायिक सेवा में चयन के समय 
एल०एल०एम० की उपाधि धारण करते थे, को विभागीय संकल्प सं० - 4328 दिनांक 
24 मई, 2016 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के साथ नियुक्ति की तिथि 
4 जून , 2002 के बाद पड़ने वाली पहली जुलाई अर्थात् 1 जुलाई , 2002 के प्रभाव से 
3 अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने की स्वीकृति दी जाती है: 


i . 
_ ii. 


उक्त वेतनवृद्धि पर कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा | 
यह राशि पूरे सेवाकाल में स्थिर रहेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा 
सरकार के उप सचिव | 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 13 जून , 2018 


114 


114 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
29 मई, 2018 


संख्या- 4/ से०वि० - 05 - 28 / 2014 का . 3706 -- श्री राजेश कुमार सिंह, झा०प्र०से० 
( प्रथम बैच , गृह जिला- गोड्डा), कार्यपालक दण्डाधिकारी , सदर राँची का दिनांक 
13 मार्च, 2014 से 1 मई , 2014 तक के अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 
227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


115 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 13 जून , 2018 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
29 मई, 2018 


संख्या:- 7/ स्था .-801/ 2018 का . 3708-- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री विमलेश 
कुमार पाण्डेय , अवर सचिव, योजना- सह-वित्त विभाग , झारखण्ड, राँची , को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव , झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या:- 7/ स्था .- 801/ 2018 का . 3708 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री राणा 
संजय , अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के तहत मुख्य अभियन्ता का कार्यालय , 
ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र , राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अवर 
सचिव झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव । 


116 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 13 जून , 2018 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
31 मई , 2018 


संख्या - 4/नि०सं०-12-25 /2015 का . 3780 -- श्री बिवेक कुमार सुमन , झा०प्र०से० 
( चतुर्थ बैच, गृह जिला- जामताड़ा ), कार्यपालक दण्डाधिकारी, गोड्डा सदर का दिनांक 8 फरवरी , 2018 
से 25 फरवरी, 2018 तक - कुल 18 दिनों के अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 
एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
5 जून , 2018 


संख्या - 4/नि०सं०- 12-302/ 2014 का . 3895-- श्रीमती प्रीति सिन्हा, झा०प्र०से० ( तृतीय बैच, गृह 
जिला- राँची), अंचल अधिकारी, कामडारा, गुमला का दिनांक 10 अप्रैल , 2017 से 24 अप्रैल , 2017 
तक - कुल 15 दिनों के अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत 
उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव | 


117 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 13 जून , 2018 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
1 जून , 2018 


संख्या - 1/विविध - 860 / 2013 का . - 3856 -- डा . प्रदीप कुमार , भा .प्र . से. ( झाः1991 ), 
प्रमण्डलीय आयुक्त , संथाल परगना प्रमण्डल , दुमका को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 
1955 के नियम 10,11,12, 13 , 15 एवं 20 के तहत दिनांक 8 जून , 2018 से 15 जून , 2018 तक 
कुल 08 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा 16 जून , 2017 एवं 17 जून , 2017 के 
शनिवारीय/ रविवारीय अवकाश उपभोग की अनुमति प्रदान की गयी है । 


2. डा० कुमार के अवकाश अवधि में श्री ब्रजमोहन कुमार , भा . प्र. से. ( झाः1998), प्रबंध 
निदेशक , झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड , राँची अपने कार्यों के साथ प्रमण्डलीय आयुक्त , संथाल परगना 
प्रमण्डल, दुमका के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव | 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट (साधारण) 11 -- 50 । 


